. 


HAL 


RSSYM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 अग्रहायण 1936 ( श० ) 
राँची , गुरुवार 

11 दिसम्बर, 2014 ( ई० ) 


संख्या 644 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
10 दिसम्बर, 2014 


संख्या- 1/ सी0- 208 / 2013 पार्ट का .. 11591-- सचिव, कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री सुनील कुमार वर्णवाल , भा .प्र. से. ( झाः97 ) को भारत सरकार , इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई 
दिल्ली में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप भारत सरकार में योगदान करने हेतु इन्हें तत्कालीक 
प्रभाव से विरमित किया जाता है । ( भारत सरकार , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की बेतार संवाद 
संख्या- 21/1/2014- EO( MM-I), दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्रष्टव्य ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 644 - 50 । 


